रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D. L - 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


का 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग ॥ खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PARTII - Section3 - Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2357 ]] 

नई दिल्ली , सोमवार , नवम्बर 15 , 2010 / कार्तिक 24 , 1932 
No. 23571 

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 15 , 2010 /KARTIKA 24 , 1932 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 15 नवम्बर , 2010 

सं. 10 ( आर ई - 2010 )/ 2009 - 2014 
विषय : गम कराया के निर्यात से संबंधित निर्यात और आयात मदों के आई टी सी ( एच एस ) वर्गीकरण की अनुसूची 2 

के अध्याय 13 की क्र . सं. 65 में संशोधन । 

का . आ . 2785 ( अ). - विदेश व्यापार नीति , 2009- 2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार ( विकास एवं 
विनियमन ) अधिनियम , 1992 ( 1992 की संख्या 22 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना 
संख्या 16 ( आर ई- 2008 )/2004 - 2009 दिनांक 26 - 6 - 2008 में गम कराया से संबंधित क्रम संख्या 65 [ आई टी सी ( एच एस ) कोड 1301 90 16 ] 
में निम्नलिखित संशोधन करती है : 
2. मौजूदा प्रविष्टि 


क्रम सं. प्रशुल्क मद 

एच एस कोड 


इकाई 


मद विवरण 


निर्यात नीति । 


प्रतिबंध का स्वरूप 


65 


1301 90 16 


किग्रा. 


गम कराया 


एस टी ई 


भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ लिमिटेड ( ट्राइफेड ) 
नई दिल्ली के जरिए निर्यात । 


3. संशोधित प्रविष्टि 


- 


इकाई 


मद विवरण 


निर्यात नीति 


प्रतिबंध का स्वरूप 


क्रम सं. प्रशुल्क मद 

एच एस कोड 


65 


1301 90 16 


किग्रा. 


गम कराया 


मुक्त 


भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ लिमिटेड ( ट्राइफेड ) 
अथवा शैलाक एवं वन्य उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् 
( शेफेक्सिल ) कोलकाता के साथ पंजीकरण । 


4423 GI/ 2010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec. 3( ii)] 


4. FH HYTTET 799 : 

(i) कॉलम 5 में राज्य व्यापार उद्यम ( एसटीई ) के जरिए निर्यात की मौजूदा नीति परिवर्तित कर दी गई है और अब निर्यात मुक्त है । 
( ii ) कॉलम 6 में , पहले वाली प्रविष्टि हटा दी गई है और इस आशय की एक नई प्रविष्टि जोड़ दी गई है कि ऐसे निर्यात भारतीय 

जनजातीय सहकारी विपणन संघ लिमिटेड ( ट्राइफेड ) , नई दिल्ली या शैलाक एवं वन्य उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् 
( शेफेक्सिल ) कोलकाता के साथ पंजीकृत कराए जाएँ । 

[ 91. # . 01/91/180 /265 /T TH 09/ TUTE # ST ] 

अनुप के. पुजारी, महानिदेशक विदेश व्यापार 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 15th November, 2010 

No. 10 (RE - 2010 )/2009 - 2014 
Subject : Amendment in S .No. 65 , Chapter 13 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import 

Items relating to export ofGum Karaya. 
S .O . 2785 (E ). - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade ( Development and Regulation ) 
Act, 1992 (No. 22 of 1992 ) as amended , read with Para 2 .1 of the Foreign Trade Policy , 2009 - 2014 , the Central Government 
hereby makes an amendment in respect ofSl.No.65 [ITC (HS) Code 1301 90 16 ] regarding Gum Karaya in the Notification 
No. 16 ( RE -2008)/2004 - 2009 dated 26 -6 -2008 . 
2 . Existing entry 


S . No. 


Unit 


Nature of Restriction 


Tariffitem 
HS Code 


Item 
Description 
Gum Karaya 


Export 
Policy 


6 


13019016 


K g. 


STE 


Export through the Tribal Co -operative Marketing 
Federation of India Limital ( TRIFED , New Delhi. 


3. Amended entry 


S . No. 


Unit 


Item 


Nature ofRestriction 


Tariff Item 
HS Code 


Description 
Gum Karaya 


Export 
Policy 
Free 


65 


1301 9016 


Kg. 


Registration with Tribal Co -operative Marketing 
Federation of India Limited ( TRIFED ), or Shellac and 
Forest Products Export Promotion Council (SHEFEXIL ), 
Kolkata . 


4 . Effect of this amendment: 

(1) In column 5, the existing policy of export through a State Trading Enterprises (STE ) is changed and export 

is now free . 
(u ) In column 6 , the earliler entry is deleted and a new entry is inserted to the effect that such exports need to be 

regstered either with Tribal Co -operative Marketing Federation of India Limited ( TRIFED ), New Delhi or 
Shellac and Forest Products Export Promotion Council (SHEFEXIL ),Kolkata . 

[F. No.01/91/180 / 265/AM 09/Export Cell] 
ANUP K . PUJARI, Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


